निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 254 ) 


23 ज्येष्ठ 1934 ( श ) 
पटना, बुधवार , 13 जून 2012 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

__ 11 जून 2012 
सं0 ई2 - 2 - 13 / 2012 - 17 _ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 2950, दिनांक 09 मई 2003 के अनुसार 
राज्य सेवाओं / संवर्गो के विभिन्न वेतनमानों के पदों पर नियक्ति के मामले में राज्य सेवाओं / संवर्ग की मल श्रेणी के पदों पर नियक्ति, किसी 
भी सेवा संवर्ग में उच्चतम वेतनमान के पद पर नियुक्ति / प्रोन्नति एवं विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति / प्रोन्नति को छोड़कर बिहार लोक 
सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( अब सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार , पटना की 
अधिसूचना सं0 2950, दिनांक 09 मई 2003 के प्रावधानों के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारियों को उच्चतम पद पर प्रोन्नति 
देने हेतु निम्न प्रकार से विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की जाती है: 
(i) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 

- अध्यक्ष । 

सदस्यगण 
(i) राज्य सरकार के वरीयतम प्रधान सचिव । 
( ii ) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - प्रधान सचिव / सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना । 
( iii ) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना द्वारा मनोनीत पदाधिकारी । 
( v ) सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / जनजाति के पदाधिकारी । 
2. इस प्रस्ताव में सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति तथा माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
3. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 प्रसाद, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 254 -571 + 300-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


